NFO 
सत्यमेव जयते 


GOVT 
. OF 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 179-2021 / Ext . ] CHANDIGARH , WEDNESDAY , NOVEMBER 3 , 2021 ( KARTIKA 12 , 1943 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


सामान्य प्रशासन विभाग 


1 . 


, 


2 . 


अधिसूचना 

दिनांक 3 नवम्बर , 2021 
संख्या 6 / 1 / 2020-1मंत्रिमंडल.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , मैं , बंडारू दत्तात्रेय , राज्यपाल , हरियाणा , इसके द्वारा , हरियाणा सरकार कार्य ( आबंटन ) नियम , 1974 , को आगे 
संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ , अर्थात् : 

ये नियम हरियाणा सरकार कार्य ( आंबटन ) संशोधन नियम , 2021 , कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा सरकार कार्य ( आंबटन ) नियम , 1974 में , अनुसूची में , “ सामान्य प्रशासन विभाग ( मुख्य सचिव के माध्यम से ) " 
शीर्ष के नीचे , उप - शीर्ष " ( ज ) नागरिक संसाधन सूचना ' तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के बाद , निम्नलिखित उप - शीर्ष 
तथा उसके नीचे प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी , अर्थात् : 
" ( झ ) मानव संसाधन विभाग 

सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन । 
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ( एच.आर.एम.एस. ) सभी सरकारी कर्मचारियों का डाटा बेस । 
हरियाणा लोक सेवा आयोग / हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग । 

सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में नीति । 
5 . प्रशिक्षण नीतियां , राज्य स्तरीय सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं । 

अस्थाई और संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति । 
7 . ऑनलाइन स्थानांतरण नीतियां । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


6 . 


( 3711 ) 


3712 


8 . 


9 . 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , NOV . 3 , 2021 ( KRTK . 12 , 1943 SAKA ) 

अनुग्रह पूर्वक नीति | 
सेवा नियम । 
लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा बनाये रखने तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अदक्षता और भ्रष्टाचार के आधार 
पर कर्मचारियों की छंटनी के लिए नीति । 
समय - समय पर विभागों का पुनर्गठन ।। 


10 . 


11 . 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक 28 अक्तूबर , 2021 . 


बंडारू दत्तात्रेय , 
राज्यपाल , हरियाणा । 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक 2 नवम्बर , 2021 . 


विजय वर्धन , 
मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार । 


HARYANA GOVERNMENT 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Notification 

The 3rd November , 2021 
No. 6 / 1 /2020.- 1Cabinet.- In exercise of the powers conferred by clauses ( 2 ) and ( 3 ) of article 166 of the 
Constitution of India , I , Bandaru Dattatraya , Governor of Haryana , hereby make the following rules further to amend 
the Business of the Haryana Government ( Allocation ) Rules , 1974 , namely : 
1 . These rules may be called the Business of the Haryana Government ( Allocation ) Amendment Rules , 2021 . 
2 . In the Business of the Haryana Government ( Allocation ) Rules , 1974 , in the Schedule , under heading 
“ GENERAL ADMINSTRATION DEPARTMENT ( Through the Chief Secretary ) ” , after sub - head “ ( H ) Citizen 
Resources Information ” and entries thereunder , the following sub - head and entries thereunder shall be added , 
namely : 
“ ( 1 ) HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

1 . Regulation of Service conditions of all Government Posts . 
2 . Data- base of all the Government employees ( HRMS ) . 
3 . Haryana Public Service Commission / Haryana Staff Selection Commission . 
4 . Policy regarding Common Eligibility Test . 
5 . Training policies , Training of State Level Government Employees . Training Institutions . 
6 . Policy regarding temporary and contractual Services . 
7 . Online Transfer policies . 
8 . Ex - gratia policy . 
9 . 

Service Rules , 
10 . Policy for the maintenance of the integrity of the public Services and eradication of corruption 

and weeding out of employees on grounds of inefficiency and corruption . 
11 . 

Restructuring of departments from time to time ” . 


Chandigarh : 
The 28th October , 2021 . 


BANDARU DATTATRAYA , 

Governor of Haryana . 


Chandigarh : 
The 2nd November , 2021 . 


VIJAI VARDHAN , 
Chief Secretary to Government , Haryana . 


9368 — C.S. - H.G.P . Pkl . 


